802 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC. 22, 2009 ( PAUS. 1 , 1931 SAKA) 


[ PARTI 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 


निर्वाचन सदन , प्लाट नं 0 2, सैक्टर 17 , पंचकूला 


दिनांक 14 दिसम्बर , 2009 


क्रमांक एस ० ई० सी ०।1 एम० ई0/2009 /481. - हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 14 की उप -धारा (1) के अन्तर्गत 
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एस० ई० सी ०/1 एम ० ई0/ 2005 /3560 , दिनांक 1 मई , 2005 द्वारा 
श्री शिव चरण लाल शर्मा पुत्र श्री चन्दन, निर्वाचित सदस्य, वार्ड नं० 5, नगर निगम, फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद का नाम अधिसूचित 
किया गया था । 


और चूंकि , आयुक्त, नगरनिगम, फरीदाबाद ने सूचित किया है कि श्री शिव चरण लाल शर्मा, वरिष्ठ उप महपौर/पार्षद का पद से 
त्याग पत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 2009 को प्राप्त हो गया है । हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 34 की उप-धारा ( 2) के अन्तर्गत 
श्री शिव चरण लाल शर्मा का त्याग पत्र आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है । 


अत: उपरोक्त वर्णित स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा श्री शिव चरण लाल शर्मा पुत्र श्री चन्दन , सदस्य वार्ड नं 0 5, नगर 
निगम , फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद का नाम डीनोटीफाई करता है जोकि पहले राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा द्वारा उपरोक्त वर्णित 
अधिसूचना द्वारा चिसूचित किया गया था । 


धर्म वीर, 


पंचकूला 
दिनांक 7 दिसम्बर , 2009 


राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा । 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 


NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR 17 , PANCHKULA 


The 14th December , 2009 


No. SEC / ME/2009 /481.--In pursuance of the provisions of Sub -section (1) of Section 14 of the Haryana 
Municipal Corporation Act, 1994, the name of Shri Shiv Charan Lal Sharma Slo Shri Chanden , Ward No. 5 ,of Municipal 
Corporation , Faridabad was notified , as Member elected from Ward No. 5 ofMunicipal Corporation , Faridabad , District 
Faridabad by the State Election Commission, Haryana vide its Notification No. SEC/IME/ 2005/ 3560, dated 1st May, 
2005 . 


. 


And , wereas, the Commissioner , Municipal Corporation , Faridabad has informed that the resignation of 
Shri Shiv Chara ? tal Sharma received on 27th October , 2009 from the post of Senior Deputy Mayor/ Members of 
Municipal Corporation , Faridabad. The resignation of Shri Shiv Charan Lal Sharma , has been accepted by the 
Commissioner , Municipal Corporation, Faridabad under Sub -section (2 ) of Section 34 of the Haryana Municipal 
Corporation Act , 1994 . 


Now , in view of the position explained above the State Election Commission , Haryana hereby denotifies the 
name of Shri Shiv Charan Lal Sharma, Slo Shri Chandan as Member Ward No. 5 ofMunicipal Corporation , Faridabad 
District Faridabad which was earlier notified by the State Election Commission , Haryana vide its notification referred 


to above. 


Panchkula : 


DHARM VIR, 
State Election Commissioner, Haryana. 


The 7th December, 2009 


